निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 330 ) 


12 वैशाख 1935 ( AO ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 2 मई 2013 
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग 


अधिसूचना 


30 अप्रील 2013 


सं0 के0 / कारा / रा०प० - 15 / 08 - 2253 — बिहार लोक सेवा आयोग में दिनांक 13.03. 2013 को आयोजित 
विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में लिए गए निर्णय एवं अनुशंसा के आलोक में निम्नाकित कारापालों को काराधीक्षक 
( बेसिक ग्रेड ) के पद पर पे बैण्ड – 2, 9300 - 34800, ग्रेड पे 4800 रु0 में अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रोन्नति दी 
जाती है । 

1. श्री अरविन्द कुमार मिश्रा, मंडल कारा, जमुई 
2. श्री सिप्रियन टोप्पो, मंडल कारा , सासाराम 
3. श्री सैमुअल दिलीप मित्रा, शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

(ह0 ) अस्पष्ट , 
अपर सचिव - सह - निदेशक (प्र०) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 330-571 +10-डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


